है 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

6 आषाढ़ 1936 ( श० ) 
संख्या 284 राँची , शुक्रवार 

27 जून , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


- - - - - - - - - 


अधिसूचना 
26 जून, 2014 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6563 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4115 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री बसंत कुमार भट्टाचार्या को अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6564--विभागीय अधिसूचना संख्या 4116 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी .बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री अखौरी उमेश कुमार को अगले आदेश तक मानव संसाधन विकास विभाग , 
झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति-203 / 2013 का . 6565 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4117 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी.-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन-रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री शंभुनाथ मिश्र को अगले आदेश तक भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 जून, 2014 
संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6566--विभागीय अधिसूचना संख्या 4118 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन -रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री ब्रजमोहन अग्रवाल को अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6567-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4119 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-II , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री गुप्तेश्वर प्रसाद को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निगरानी ) विभाग, झारखण्ड, रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6568-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4120 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री चंचल कुमार गुप्ता को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6569 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4121 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी.III, रू0 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 6600 ) 
में प्रोन्नत श्री पंकज चैधरी को अगले आदेश तक कृषि एवं गन्ना विकास विभाग , झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6570--विभागीय अधिसूचना संख्या 4122 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी .-III, रू0 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन-रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री दिलीप कुमार सिंह को अगले आदेश तक स्थानिक आयुक्त का कार्यालय , नई 
दिल्ली में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6571-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4123 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री उमेश कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक नागर विमानन विभाग, झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


__ संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6572--विभागीय अधिसूचना संख्या 4124 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . - III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 जून, 2014 


रू0 6600) में प्रोन्नत श्री शंभुनाथ चैबे को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव 
के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ प्रोन्नति - 203/ 2013 का . 6573--विभागीय अधिसूचना संख्या 4125 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री कमला शंकर तिवारी को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6574--विभागीय अधिसूचना संख्या 4126 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600-39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अनिल कुमार सिन्हा को अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं 
उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6575-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4127 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री कृष्णा शर्मा को अगले आदेश तक वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति -203 /2013 का . 6576--विभागीय अधिसूचना संख्या 4129 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री ओम प्रकाश सिन्हा को अगले आदेश तक पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 
(विशेष प्रमंडल ) विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता 


है । 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6577 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4130 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री नीरज कुमार को अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के 
रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति- 203 / 2013 का . 6578-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4131 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-I , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन -रू0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 जून , 2014 
6600 ) में प्रोन्नत श्री मिहिर कुमार चटर्जी को अगले आदेश तक कृषि एवं गन्ना विकास विभाग , 
झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6579--विभागीय अधिसूचना संख्या 4132 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री वीरेन्द्र कुमार को अगले आदेश तक खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता 
मामले विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6580--विभागीय अधिसूचना संख्या 4133 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री नन्द किशोर सिंह को अगले आदेश तक स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6581 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4134 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन -रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री उमेश चन्द्र सिन्हा को अगले आदेश तक कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6582 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4135 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी .बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री राम सदन सिंह को अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर सचिव 
के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति- 203 / 2013 का . 6583--विभागीय अधिसूचना संख्या 4136 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री सुशील कुमार को अगले आदेश तक झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6584-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4137 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री जयप्रकाश मधुकर को अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 27 जून , 2014 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6585 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4138 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री रतन कुमार चैधरी को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , झारखण्ड , रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6586--विभागीय अधिसूचना संख्या 4139 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-II , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री सुधीर कुमार वर्मा को अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार 
कल्याण विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति - 203/ 2013 का . 6587--विभागीय अधिसूचना संख्या 4140 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री महेश कुमार को अगले आदेश तक कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, 
झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /प्रोन्नति-203 / 2013 का . 6588--विभागीय अधिसूचना संख्या 4141 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री जगरनाथ सिंह को अगले आदेश तक कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड , 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6589-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4142 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री ललित कुमार को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6590 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4143 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री मित्तन हरिजन को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6591 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4144 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-II , रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन -रू0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 27 जून , 2014 
6600) में प्रोन्नत श्री राजेन्द्र प्रसाद को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति-203 / 2013 का . 6592--विभागीय अधिसूचना संख्या 4145 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री दशरथ राउत को अगले आदेश तक कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , 
झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6593-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4146 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी .बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री राम लखन राम को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव 
के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6594-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4147 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी.-III, रू0 15600 -39100/-, ग्रेड वेतन -रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अजीत कुमार सिंह को अगले आदेश तक वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड , रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6595 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4148 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अखिलेश कुमार को अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर सचिव 
के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति- 203 / 2013 का . 6596--विभागीय अधिसूचना संख्या 4149 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री सुधीर कुमार उपाध्याय को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति- 203/ 2013 का . 6597 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4150 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी -III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री अरूण कुमार को अगले आदेश तक सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 27 जून , 2014 
संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6598 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4151 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री आलोक कुमार को अगले आदेश तक पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, झारखण्ड, रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /प्रोन्नति - 203/ 2013 का . 6599--विभागीय अधिसूचना संख्या 4152 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-II , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन-रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री प्रदीप कुमार ठाकुर को अगले आदेश तक कल्याण विभाग , झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6600--विभागीय अधिसूचना संख्या 4153 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री प्रदीप कुमार को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6601-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4154 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री अशोक कुमार ठाकुर को अगले आदेश तक वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड , 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6602--विभागीय अधिसूचना संख्या 4155 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री अनिल कुमार सिंह को अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6603--विभागीय अधिसूचना संख्या 4156 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री सुदर्शन कुमार पाण्डेय को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203/ 2013 का . 6604 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4157 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी. बी.-III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार, 27 जून , 2014 
6600 ) में प्रोन्नत श्री श्यामानन्द झा को अगले आदेश तक उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, झारखण्ड, 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/प्रोन्नति- 203 /2013 का . 6605 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4158 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री अजय कुमार सिंह को अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग , झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6606 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4160 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्रीमती कलिस्ता होरो को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची में 
अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6607 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4161 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री हरिहर मांझी को अगले आदेश तक गृह विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के 
रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6608--विभागीय अधिसूचना संख्या 4162 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री फ्रांसिस मिंज को अगले आदेश तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6609-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4163 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री फ्लोरेंस तिर्की को अगले आदेश तक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग , झारखण्ड , रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 /प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6610 -- विभागीय अधिसूचना संख्या 4164 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी . III, रू0 15600- 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री जेरोम बाड़ा को अगले आदेश तक पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 27 जून , 2014 


संख्या-3 / प्रोन्नति - 203 / 2013 का . 6611 --विभागीय अधिसूचना संख्या 4165 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600-39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री इग्नेस खाखा को अगले आदेश तक वित्त विभाग, झारखण्ड, रांची में अवर सचिव 
के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 / प्रोन्नति- 203 / 2013 का . 6612-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4166 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III , रू0 15600 - 39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री सुशील अजीत सुरीन को अगले आदेश तक मानव संसाधन विकास विभाग, 
झारखण्ड, रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -3 / प्रोन्नति -203 / 2013 का . 6613--विभागीय अधिसूचना संख्या 4167 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री इग्नेस कुजूर को अगले आदेश तक जल संसाधन विभाग, झारखण्ड , रांची में अवर 
सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3 /प्रोन्नति-203 / 2013 का . 6614--विभागीय अधिसूचना संख्या 4168 दिनांक 7 मई, 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 - 39100/-, ग्रेड वेतन - रू0 
6600 ) में प्रोन्नत श्री गुरूचरण भगत को अगले आदेश तक मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड, रांची 
में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या-3/ प्रोन्नति -203/ 2013 का . 6615-- विभागीय अधिसूचना संख्या 4169 दिनांक 7 मई , 2014 
द्वारा झारखण्ड सचिवालय सेवा के अवर सचिव कोटि ( पी . बी .-III, रू0 15600 -39100 /-, ग्रेड वेतन- रू0 
6600) में प्रोन्नत श्री बुद्धदेव भगत को अगले आदेश तक श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड , 
रांची में अवर सचिव के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


योगेन्द्र दूबे , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 284- 50 | 


